प्र 


इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic. in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्य 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 27 ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 5 जुलाई 2013 - आषाढ़ 14, शक 1935 


भाग ४ 

विषय - सूची 
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , 
( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , 
( 2 ) अन्तिम नियम . 


( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक , 
( ख ) ( 1 ) अध्यादेश , 
( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम , 


( 3 ) संसद में पुर : स्थापित विधेयक. 
( 3 ) संसद के अधिनियम , 


भाग ४ ( क ) -कुछ नहीं 


भाग ४ ( ख ) -कुछ नहीं 


भाग ४ ( ग ) 


प्रारूप नियम 


श्रम विभाग 


मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल , दिनांक 20 जून 2013 


क्रमांक एफ 4 ( सी ) 1-2013- ए - सोलह.- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , 1948 
1948 का 11 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व 


209 


210 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013 


[ भाग 4 ( ग ) 


अधिसूचना कमांक एफ 4 ( सी ) – 1 / 97 / श्रम / सोलह - ए दिनांक 15/1/1999 और 
अधिसूचना कमांक एफ 4 ( सी ) 11 / 97 / श्रम / सोलह - ए दिनांक 2/4/1999 को 
अतिष्ठित करते हुए , राज्य सरकार , एतद्द्वारा, अनुसूची के भाग -1 में , प्रविष्टि कमांक 22 
में अधिसूचना कमांक 4( सी ) -- एक - 84 -- सोलह -- ए दिनांक 02/05/1986 द्वारा यथा 
विनिर्दिष्ट किसी अगरबत्ती उद्योग में नियोजन के संबंध में , उक्त अधिनियम की धारा 27 
के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करना प्रस्तावित करती है । 


किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रस्ताव के संबंध में किसी 
व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से दो मास की 
कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 


प्रस्ताव 


कर्मचारियों के वर्ग 
( 1 ) 
( क ) अगरबत्ती रोलर 
( 1000 

अगरबत्ती रोल 


न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें 

( 2 ) 


परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें 

( 3) 
परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना 
नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 


करने पर ) 


होगी । 


रू 18.41 


साधारण 
सुगंधित ( सेन्टेड ) 


100 पैसे प्रति 4000 
100 पैसे प्रति 4000 


रु . 19.04 


( ख) निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरकर पैकेट के 

दोनो ओर चिट लगाकर पैकेट बन्द करना : 

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के : 
( 1 ) 10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रू . 15.17 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 500 
( 2 ) 20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रू . 15.81 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 500 
( 3 ) 30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रू . 15.81 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 500 
( 4) 40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रू . 20.17 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 
( 5 ) 70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रू . 27.10 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 300 
( 6 ) 80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रू . 30.77 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 250 
( 7) 100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रू . 31.94 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 250 
( 8 ) 200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रू . 39.08 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 200 
सिलोफेन या जिलेटिन सहित 
( 1) 10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रू . 15.81 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 500 
( 2) 20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रू . 19.70 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 400 
30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रू . 24.46 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 300 


भाग 4 ( ग ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013 


211 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 40 ग्राम वजन के 

70 ग्राम वजन के 
( 6 ) 80 ग्राम वजन के 
( 7 ) 100 ग्राम वजन के 
( 8 ) 200 ग्राम वजन के 


प्रति सैकडा रू. 25.54 पैसे 
प्रति सैकड़ा रू . 27.43 पैसे 
प्रति सैकड़ा रू . 31.94 पैसे 
प्रति सैकड़ा रू . 37.81 पैसे 
प्रति सैकड़ा रू. 40.35 पैसे 


100 पैसे प्रति बिन्दु 300 
100 पैसे प्रति बिन्दु 300 
100 पैसे प्रति बिन्दु 250 
100 पैसे प्रति बिन्दु 200 
100 पैसे प्रति बिन्दु 200 


( ग ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिन कर बटर पेपर की झिल्ली 

लपेटना, पुंगलियों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटीन का ब्राउन पेपर लगाकर बंद कर चिट 

लगाना : 
बिना सिलोफेन या जिलेटिन के :-.. 
(1 ) 10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा रू . 12.58 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 600 
( 2) 12 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा रू . 13.19 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 600 
( 3 ) 23 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा रू . 15.78 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 500 
( 4 ) 50 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा रू . 16.44 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 500 
( 5 ) 100 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा रू. 19.70 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 400 
(6) 200 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा रू . 21.26 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 400 
सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना 

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के : 
( 1) 5 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा रू. 2.85 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 2500 
( 2 ) 10 अगरबत्ती के प्रति सैकडा रू . 3.29 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 2200 
लिफाफे के लिये रोल 

बनाना . 
(3 ) पुंगली बनाने के प्रति एक हजार रू . 26.92 पैसे 

100 पैसे प्रति बिन्दु 1500 
कागज ( रोलिंग पेपर्स) 


कर्मचारियों का वर्ग 


( 1 ) 


कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर ) 

न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें 
न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर 
( 2 ) 

( 3 ) 
प्रतिमाह 

प्रतिदिन 
रू .5225.00 रू . 201.00 

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 

आधारित 
परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना नीचे दिए 
गए स्पष्टीकरण के अनुसार की जावेगी । 


पर 


एकाउन्टेंट, कैशियर 
गोडाउनकीपर, हैड 
क्लर्क , स्टोरकीपर 
टायपिस्ट , क्लर्क, 
मिस्त्री, ड्रायव्हर, पेटी 


रू .5075.00 


रु . 195.00 


रू .5225.00 


रू . 201.00 


बनाने वाला, 
पेटी भरने वाला, 


रू .5075.00 


रू . 195.00 


वाला, 


रू . 4945.00 


रू . 190.00 


मसाला तोलने वाला 
पुड़ा बनाने 
मसाला भरने वाला , 
भृत्य, चौकीदार 


टिप्पणी : - अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी, जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्रायव्हर , पेटी भरने 

वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउन्टेंट, कैशियर , गोडाउनकीपर, स्टोरकीपर, टायपिस्ट, 
क्लर्क, भृत्य, चौकीदार आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम 
के अंतर्गत समय - समय पर निर्धारित कुशल , अर्द्धकुशल, अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के 
वेतन के अनुसार 

विनियमित होंगे । 


212 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013 


[ भाग 4 ( ग ) 


1 


स्पष्टीकरण 
परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ (3 ) में अखिल भारतीय उपभोक्ता 
मूल्य सूचकांक 203 (2001 = 100 ) जनवरी, 2012 से जून, 2012 के आधार आंकड़ों के औसत 
पर आधारित है । 203 सूचकांक पर प्रति छ: माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात 
अनुसूची स्तम्भ (2) में दर्शाई गई वेतन दरों में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर 
जैसी भी स्थिति हो , प्रतिबिन्दु प्रतिमाह रूपये 25 / - के हिसाब से की जावेगी । 1 अप्रैल से 
देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जुलाई से दिसंबर तक छ: माह 
के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी , इसी प्रकार 1 अक्टूबर से देय 
परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से जून तक छ: माह के औसत 
सूचकांक के आधार पर की जावेगी , जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर 
की जावेगी । 
अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं 
डालेगा , यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह 
किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष 
नहीं हो जाती है । न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 . की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड 
( ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन 
दरों में सम्मिलित है । 


2 


3..... 


निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन 
संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा । 


4 


किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों 
तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि 
स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई 
भत्ता दिये जाने का पालन किया जा रहा है । यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम 
वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील 
मंहगाई भत्ते के योग से कम है तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे । 


5 


कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं , वे उदाहरण स्वरूप हैं , न कि 
विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिये 
न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय 
है । 


- 


6 


विभाग 


मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को पूर्णांक करके ही दैनिक एवं मासिक 
मजदूरी निर्धारित की 

जावेगी । वित्त 

के 

परिपत्र क्रमांक 
एफ - 9-7 / 2006 / नियम / चार दिनांक 20.9.06 के अनुसार 50 पैसे अथवा उससे अधिक 
पैसे देय हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम 
राशि को छोड़ दिया जावेगा । 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एस . एस . कुमरे, उपसचिव. 


भाग 4 ( ग ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013 


213 


भोपाल , दिनांक 20 जून 2013 


कमांक एफ 4( सी ) 1 / 2013 / ए -16, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , 1948 ( 1948 का 11) 
की धारा 3 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( क ) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा , 
समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ -4 ( सी ) 4-97 / 98- सोलह - ए क्रमशः दिनांक 
24/12/1998 , 16/07/1999 और 25/01/2006 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 27 
के अधीन अधिसूचित अनुसूची के भाग -1 में की प्रविष्टि कमांक 36, 39 से 48, 50 से 
55 तथा 57 से 66 में उल्लिखित नियोजनों में प्रथम बार न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का 
प्रस्ताव प्रस्तावित करती है । 

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी 
व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की 
कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 

प्रस्ताव 
राज्य सरकार, एतदद्वार नीचे कॉलम ( 2) में दी गई अनुसूची के संबंध में 
कॉलम ( 3) में दर्शाए नियोजनों के लिये कॉलम (4 ) में विनिर्दिष्ट नियोजित कर्मचारियों के 
वर्गो के लिये, कॉलम ( 5) में यथाविनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम वेतन दरें एवं कॉलम (6) 
में दर्शाए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें दिए जाने हेतु प्रथमबार निर्धारित करना 
प्रस्तावित करती है : 
क , अनुसूची नियोजन कर्मचारियों का वर्ग / श्रेणी मजदूरी की न्यूनतम दरें परिवर्तनशील 
क्रमांक 

मंहगाई भत्ते 

की दरें 
(1 ) (2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

(6 ) 

प्रतिमाह प्रतिदिन 
किसी तैयार लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 

नीचे दिये गये 
किये गये एकाउंटेंट , कैशियर , स्टोरकीपर, 

स्पष्टीकरण में 
(रेडीमेड) वस्त्र गोडाउनकीपर , हेडक्लर्क (मुख्य 

दर्शायी गयी 
विनिर्माणशाला 

लिपिक ), 

मुनीम , रिकार्ड कीपर 
में नियोजन. आदि 

परिवर्तनशील 
महंगाई भत्ता 


का नाम 


1 


36 


201.00 


दरों पर 


देय है । 


195.00 -तदैव 


लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
क्लर्क (लिपिक ), कम्प्यूटर 
टाइपिस्ट , टाइपिस्ट आदि । 


214 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013 


[ भाग 4 ( ग ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


201.00 


-तदैव 


कुशल जैसे प्लेंकेट 

मशीन 5225.00 
आपरेटर, आर्मटाप आपरेटर, कटिंग 
मास्टर, टेलर, फाइव ऐड आपरेटर , 
बेल्ट मशीन आपरेटर, कटर, पेटर्न 
मास्टर, 

फरमें बनाने वाला, 
लुप्समेंकिंग आपरेटर , सुपरवाइजर, 
चैकर, फ्युसिंग आपरेटर, कालर व 
कप चिपकाना, साइड मुडा शर्ट की 
साइट लगाना, प्रेसमेंन आदि । 
अर्धकुशल , जैसे पैकिंग वाले, 5075.00 
लेअरमेंन, शर्ट के पल्ले बिछाने 
वाला लुप्सटंकिंग आदि । 


195.00 


-तदैव 


190.00 


--तदैव 


2 


39 


अकुशल 

जैसे धागा कटिंग , चेकिंग, 4945.00 
लोडिग अनलोडिंग , हेल्पर, चौकीदार, 
साफ सफाई वाले आदि । 
लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे प्रबंध 5225.00 
सहायक, एकाउंटेंट, कैशियर, स्टोर 
कीपर, गोडाउन कीपर, हेड क्लर्क 
( मुख्य लिपिक ) आदि 


201.00 


-तदैव 


किसी खदान, जैसे 
कंकड़, मुर्रम , 
लेट्राईट , बोल्डर, 
ग्रावेल शिंगड़ा, 
साधारण रेती, 
बिल्डिंग स्टोन , रोड 
मेंटल, अर्थ फुलर्स 
अर्थ और लाइम 
स्टोन तथा अन्य 
खदान जो खान 
अधिनियम की धारा 
3 के अधीन छूट 
प्राप्त हैं , में नियोजन 


195.00 -तदैव 


201.00 


-तदैव 


लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट , 
क्लर्क ( लिपिक ) 
कुशल जैसे मशीन से 

मिट्टी 5225.00 
खोदने वाले , जेसीबी ऑपरेटर, 
डम्पर ऑपरेटर , वाहन चालक, 
चालक 

( भारी वाहन ) यांत्रिक 
( मैकेनिक ) बिजली वाला 
( इलैक्ट्रीशियन ) आदि । 
अर्धकुशल , असिस्टेंट मैकेनिक, 5075.00 
असिस्टेंट बिजली वाला आदि 
अकुशल हेल्पर, चपरासी, सफाई 4945.00 
करने वाला, चौकीदार, मजदूर 
आदि । 
लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
एकाउंटेंट , 

कैशियर, 

स्टोरकीपर, 
गोडाउनकीपर, हेडक्लर्क (मुख्य 
लिपिक ), मुनीम, रिकार्डकीपर आदि । 


195.00 


-तदैव 


190.00 


-तदैव 


3 


40 


201.00 


-तदैव 


किसी 
ऑटोमोबाईल्स 
कर्मशाला एवं 
मरम्मत हेतु 
संचालित गैरेजों में 
नियोजन 


भाग 4 ( ग ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013 


215 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


195.00 


-तदैव 


लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
क्लर्क (लिपिक), कम्प्यूटर 
टाइपिस्ट , टाइपिस्ट आदि । 


201.00 


-तदैव 


कुशल 

जैसे रिसेप्शनिस्ट , 5225.00 
टेलिफोन ऑपरेटर , वाहन 
चालक , कम्प्यूटर 

आपरेटर , 
वेल्डर , सिक्यूरिटी सुपरवायजर, 
टेक्नीशियन , इलैक्ट्रीशियन, 
मैकेनिक, मिस्त्री, पेन्टर आदि । 


195.00 


-तदैव 


अर्धकुशल , जैसे असिस्टेंट 5075.00 
इलेक्ट्रिीशियन, असिस्टेंट 
सुपरवाइजर, असिस्टेंट 
टेक्नीशियन लिफ्टमेंन , 
सहायक 

सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर, आदि । 


190.00 


-तदैव- 


4 


41 


किसी बेकरी 
में नियोजन 


201.00 


-तदैव 


अकुशल जैसे सिक्यूरिटी गार्ड, 4945.00 
सुरक्षाकर्मी, चौकीदार, भृत्य, 
हेल्पर, अटेण्डर , मजदूर, 
सफाईकामगार आदि । 
लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
व्यवस्थापक , एकाउंटेंट, 
कैशियर, स्टोरकीपर, गोडाउन 
कीपर , हेड क्लर्क ( मुख्य 
लिपिक ) आदि । 
लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट , 
क्लर्क ( लिपिक ) 
कुशल जैसे बेकरी कारीगर , 5225.00 
ओवन / भट्टी कारीगर, 
सेल्समेंन, कुक, इलेक्ट्रीशियन , 
वाहन चालक ( भारी), कम्प्यूटर 
आपरेटर , रिसेप्शनिस्ट 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर , 


195.00 


-तदैव 


201.00 


-तदैव 


आदि । 


195.00 


-तदैव 


अर्धकुशल, जैसे 

सहायक 5075.00 
कुक, सहायक इलेक्ट्रीशियन, 
सहायक 

सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर, वाहन चालक 
( हल्का ) आदि । 
अकुशल जैसे ओवन अटेण्डर, 4945.00 
चौकीदार, भृत्य, सुरक्षाकर्मी, 
सफाई कामगार , मजदूर 


190.00 


~-तदैव 


आदि । 


216 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013 


[ भाग 4 ( ग ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


5 


42 


201.00 


-तदैव 


195.00 


- ~-तदैव 


201.00 


-तदैव 


किसी कोल्ड लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
स्टोरेज मुनीम , एकाउंटेंट , कैशियर, 
( शीतागार ) में हेड क्लर्क ( मुख्य लिपिक ), 
नियोजन स्टोर कीपर आदि । 

लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट , टाइपिस्ट , 
क्लर्क (लिपिक ) 
कुशल 

जैसे वाहन 5225.00 
चालक (भारी), कम्प्यूटर 
आपरेटर, मशीन ऑपरेटर, 
केन ऑपरेटर, मैकेनिक, 
सुपरवायजर, प्लम्बर, वेल्डर 
मैकेनिक , इलैक्ट्रीशियन, 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्ड 
सिक्यूरिटी गार्ड आदि । 
अर्धकुशल , जैसे असिस्टेंट 5075.00 
सुपरवायजर, 

सहायक 
इलैक्ट्रीशियन, सहायक 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, 
सहायक मशीन ऑपरेटर , 
सहायक केन ऑपरेटर, 
सहायक मैकेनिक , वाहन 
चालक( हल्का ), तुलावटी 


195.00 


-तदैव 


आदि । 


190.00 


- -तदैव 


अकुशल जैसे स्टोर अटेण्डेंट , 4945.00 
चौकीदार , भृत्य , अप्रशिक्षित 
माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी 
गार्ड, मजदूर , सफाई कामगार 


आदि । 


6 


43 


201.00 


-तदैव 


किसी 

दुकान 
तथा 
वाणिज्यिक 
स्थापना में 
नियोजन 


लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
मुनीम एकाउंटेंट , कैशियर , हेड 
क्लर्क (मुख्य लिपिक ), स्टोर 
कीपर आदि । 


195.00 


-तदैव 


201.00 


--तदैव 


लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट , टाइपिस्ट, 
क्लर्क (लिपिक ) आदि । 
कुशल 

जैसे सेल्समेंन, 5225.00 
रिसेप्शनिस्ट , इलैक्ट्रीशियन , 
कम्प्यूटर 

आपरेटर, 
सुपरवायजर, सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर, आर्ड सिक्यूरिटी 
गार्ड, आदि । 


भाग 4 ( ग ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013 


217 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


195.00 


-तदैव 


अर्धकुशल , जैसे 
सहायक 5075.00 
सेल्समेंन, 

असिस्टेंट 
सुपरवायजर, 

सहायक 
इलैक्ट्रीशियन , सहायक 
कारपेंटर , सहायक सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर आदि । 
अकुशल 

जैसे स्वीपर , 4945.00 
चौकीदार, 

भृत्य , अप्रशिक्षित 
माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी 
गार्ड, मजदूर , सफाई कामगार 


190.00 


-तदैव 


आदि । 


7 


44 


201.00 


--तदैव 


195.00 


-तदैव 


201.00 


-तदैव 


किसी होटल , लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
रेस्टोरेंट या 

मुनीम, एकाउंटेंट , कैशियर, 
भोजनालय में हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक ), 
नियोजन स्टोर कीपर आदि । 

लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट , 
क्लर्क (लिपिक ) 
कुशल जैसे हेड - कुक , कुक , 5225.00 
रिसेप्शनिस्ट , कैप्टन , बारमेंन , 
स्टुवर्ड, आर्डर मास्टर, वाहन 
चालक , कम्प्यूटर आपरेटर , 
सुपरवायजर, मैकेनिक , 
इलैक्ट्रीशियन, कारपेंटर, 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्ड 
सिक्यूरिटी गार्ड, माली आदि । 
अर्धकुशल , जैसे 

सहायक 5075.00 
कुक , असिस्टेंट सुपरवायजर , 
सहायक इलैक्ट्रीशियन, 
सहायक 

सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर, सहायक माली 


195.00 


-तदैव 


आदि । 


190.00 


-तदैव 


अकुशल- जैसे रूम अटेन्डेन्ट , 5045.00 
वेटर , बैलबॉय, लाण्ड्रीमेन, 
वाशरमेंन, स्वीपर , चौकीदार, 
भृत्य , 

अप्रशिक्षित माली, 
सिक्यूरिटी गार्ड , मजदूर , 

सफाई कामगार आदि । 
किन्हीं लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
सिनेमागृहों या मुनीम , एकाउंटेंट , कैशियर , 
थियेटरों में हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक ), 
नियोजन स्टोर कीपर आदि । 


8 


45 


201.00 


-तदैव 


218 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013 


[ भाग 4 ( ग ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


195.00 


-तदैव 


201.00 


-तदैव 


लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट , टाइपिस्ट , 
क्लर्क (लिपिक ) 
कुशल जैसे प्रोजेक्ट ऑपरेटर, 5225.00 
प्रोजेक्टनिस्ट, रिवाईन्डर, 
वाहन चालक (भारी ) कम्प्यूटर 
आपरेटर, सुपरवायजर, 
इलैक्ट्रीशियन , कारपेंटर, 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर , आर्ड 
सिक्यूरिटी गार्ड , मैकेनिक , 


आदि । 


195.00 


-तदैव 


190.00 


-तदैव 


9 


46 


201.00 


-तदैव 


195.00 


-तदैव 


अर्धकुशल, जैसे बुकिंग क्लर्क , 5075.00 
असिस्टेंट 

सुपरवायजर, 
सहायक इलैक्ट्रीशियन , 
सहायक कारपेंटर , सहायक 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि । 
अकुशल जैसे स्वीपर, 4945.00 
चौकीदार, 

भृत्य, सुरक्षाकर्मी, 
सिक्यूरिटी गार्ड, 

मजदूर, 
गेटकीपर, सफाई कामगार, 

पोस्टर मेंन, आदि । 
किसी क्लब में लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
नियोजन मुनीम, एकाउंटेंट , 

एकाउंटेंट, कैशियर, 
हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक ), 
स्टोर कीपर आदि । 
लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट , 
क्लर्क (लिपिक ) 
कुशल जैसे रिसेप्शनिस्ट , जिम 5225.00 
ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, 
गोताखोर, डायटिशियन , 
मसाजर , वाहन चालक (भारी), 
कम्प्यूटर 

आपरेटर, 
सुपरवायजर, इलैक्ट्रीशियन, 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्ड 
सिक्यूरिटी गार्ड, बाउन्सर, 
क्लब मास्टर, माली आदि । 
अर्धकुशल, जैसे सहायक जिम 5075.00 
ट्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, 
सहायक कोच , असिस्टेंट 
सुपरवायजर, 

सहायक 
इलैक्ट्रीशियन, सहायक 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर , वाहन 
चालक ( हल्का), सहायक माली 


201.00 


-तदैव 


195.00 


-तदैव 


आदि । 


भाग 4 ( ग ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013 


219 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


190.00 


-तदैव- 


10 


- 


47 


201.00 


-तदैव 


195.00 


-तदैव 


अकुशल जैसे बेलबॉय, रूम 4945.00 
अंटेन्डेन्ट, स्वीपर, चौकीदार , 
भृत्य , 

अप्रशिक्षित माली, 
सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड , 
मजदूर , 

अटेण्डेंट , सफाई 

कामगार आदि । 
किसी लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
आसवनी या 

मुनीम, एकाउंटेंट, कैशियर , 
किसी हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक ), 
अल्कोहलयुक्त स्टोर कीपर आदि । 
पेय निर्माण में 
नियोजन 

लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट , टाइपिस्ट , 
क्लर्क ( लिपिक ) 
कुशल जैसे केमिस्ट , चैकर, 5225.00 
लेब टेक्नीशियन, 

बायलर 
अटेन्डेण्ट , प्लाण्ट आपरेटर, 
टेक्नीशियन , 

वाहन 
चालक (भारी), कम्प्यूटर 
आपरेटर, सुपरवायजर, 
इलैक्ट्रीशियन, माली, 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर , आर्ड 
सिक्यूरिटी गार्ड आदि । 
अर्धकुशल, जैसे बाटलिंग 5075.00 
पैकिंग, लेबलिंग, असिस्टेंट 
सुपरवायजर , सहायक वेल्डर, 
सहायक इलैक्ट्रीशियन, 
सहायक माली, सहायक 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, वाहन 
चालक ( हल्का) आदि । 


201.00 


-तदैव 


195.00 


-तदैव 


जैसे 


190.00 


-तदैव 


अकुशल 

स्वीपर, 4945.00 
चौकीदार , भृत्य, अप्रशिक्षित 
माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी 
गार्ड, मजदूर, प्लाण्ट अटेंडेंट , 
सफाई कामगार आदि । 
लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
मुंशी, स्टेनोग्राफर, एकाउंटेंट , 
कैशियर, हेड क्लर्क (मुख्य 
लिपिक ), रिकार्ड कीपर आदि । 


11 


48 


201.00 


-तदैव 


किसी 
अधिवक्ता या 
अटार्नी के 
कार्यालय में 
नियोजन 


195.00 


-तदैव 


लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, 
क्लर्क (लिपिक ) आदि । 


220 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013 


[ भाग 4 ( ग ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


201.00 


-तदैव 


195.00 


-तदैव 


कुशल 

जैसे ग्रंथपाल, 5225.00 
अनुवादक , सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर, आर्ड सिक्यूरिटी 
गार्ड आदि । 
अर्धकुशल , जैसे सहायक 5075.00 
ग्रंथपाल, 

वाहन 

चालक 
( हल्का ) आदि । 
अकुशल 

जैसे स्वीपर, 4945.00 
चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित 
माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी 
गार्ड, मजदूर, सफाई कामगार 


190.00 


-तदैव 


आदि । 


12 


50 


201.00 


-तदैव 


किसी उर्वरक लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
या 

मुनीम, एकाउंटेंट , कैशियर, 
पेस्टीसाईड्स हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक ), 
( कीटनाशक स्टोर कीपर आदि । 


दवा ) के 


195.00 


-तदैव 


विनिर्माण में 
नियोजन । 


201.00 


-तदैव 


लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट , टाइपिस्ट, 
क्लर्क ( लिपिक ) आदि । 
कुशल जैसे पेस्टीसाईड्स 5225.00 
विशेषज्ञ, केमिस्ट , लेब 
टेक्निशियन, वाहन चालक 
(भारी), कम्प्यूटर आपरेटर, 
सुपरवायजर, इलैक्ट्रीशियन, 
कारपेंटर, माली, सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर , आर्ड सिक्यूरिटी 
गार्ड आदि । 
अर्धकुशल, जैसे 
सहायक 5075.00 
केमिस्ट , सहायक लेब 
टेक्निशियन, सहायक माली, 
असिस्टेंट 

सुपरवायजर , 
सहायक इलैक्ट्रीशियन, वाहन 
चालक ( हल्का ) आदि । 


195.00 


-तदैव 


190.00 


-तदैव 


अकुशल 

जैसे 

स्वीपर, 4945.00 
चौकीदार , भृत्य, अप्रशिक्षित 
माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी 
गार्ड , मजदूर , सफाई कामगार 


आदि । 


13 


51 


201.00 


-तदैव 


किसी ड्रिलिंग लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
प्रचालन या मुनीम, एकाउंटेंट , कैशियर, हेड 
ट्यूबवेल के क्लर्क (मुख्य लिपिक ), स्टोर 

कीपर आदि । 
नियोजन 


अनुरक्षण में 


भाग 4 ( ग ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013 


221 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


195.00 


-तदैव 


201.00 


--तदैव 


195.00 


-तदैव 


लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट , 
क्लर्क ( लिपिक ) आदि । 
कुशल जैसे ड्रिलिंग ऑपरेटर, 5225.00 
मेंकिनिक , ट्यूबवेल मैकेनिक , 
वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर 
आपरेटर, 

सुपरवायजर, 
प्लम्बर, 

इलैक्ट्रीशियन, 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्ड 
सिक्यूरिटी गार्ड आदि । 
अर्धकुशल , जैसे 

सहायक 5075.00 
मैकेनिक, सहायक ड्रिलिंग 
ऑपरेटर , असिस्टेंट 

सुपरवायजर, 
सहायक प्लम्बर, सहायक 
इलैक्ट्रीशियन , वाहन चालक 
( हल्का ) सहायक सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर आदि । 
अकुशल 

जैसे स्वीपर, 4945.00 
चौकीदार, भृत्य , 

वाचमेन, 
सुरक्षाकर्मी, मजदूर , ड्रिलिंग 
मशीन अटेंडेण्ट , सफाई 
कामगार आदि । 
लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
मुनीम , एकाउंटेंट , कैशियर, 
हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक ), 
स्टोर कीपर आदि । 


190.00 


- ~-तदैव 


14 


52 


201.00 


-तदैव 


किसी 
इलेक्ट्रॉनिक्स 
या सहबद्ध 
कार्य में 
नियोजन 


195.00 


-तदैव 


201.00 


-तदैव 


लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट , टाइपिस्ट, 
क्लर्क (लिपिक ) 
कुशल जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स 5225.00 
मैकेनिक , वाहन चालक 
( भारी), कम्प्यूटर आपरेटर, 
सुपरवायजर, वेल्डर, 
इलैक्ट्रीशियन , सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर, आर्ड सिक्यूरिटी 
गार्ड आदि । 


195.00 


-तदैव 


अर्धकुशल , जैसे 
सहायक 5075.00 
इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक , 
असिस्टेंट 

सुपरवायजर, 
सहायक इलैक्ट्रीशियन , 
सहायक वेल्डर, वाहन चालक 
( हल्का ) सहायक सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर आदि । 


222 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013 


[ भाग 4 ( ग ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


190.00 


-तदैव 


अकुशल 

जैसे स्वीपर, 4945.00 
चौकीदार, 
माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी 
गार्ड, मजदूर , सफाई कामगार 


भृत्य , अप्रशिक्षित 


आदि । 


15 


53 


201.00 


-तदैव 


195.00 


-तदैव 


- 


201.00 


-तदैव 


195.00 


-तदैव 


190.00 


-तदैव 


16 


54 


किसी पेट्रोल लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
या डीजल 

मुनीम, एकाउंटेंट , कैशियर, 
पम्प में 

हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक ), 
नियोजन स्टोर कीपर आदि । 

लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट , टाइपिस्ट, 
क्लर्क ( लिपिक ) आदि । 
कुशल जैसे वाहन चालक 5225.00 
( भारी), कम्प्यूटर आपरेटर , 
वेन्डर, 

सुपरवायजर, 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्ड 
सिक्यूरिटी गार्ड आदि । 
अर्धकुशल , जैसे असिस्टेंट 5075.00 
सुपरवायजर, वाहन चालक 
( हल्का ) आदि । 
अकुशल जैसे 

स्वीपर , 4945.00 
चौकीदार, भृत्य , अप्रशिक्षित 
माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी 
गार्ड, मजदूर, हेल्पर , पेट्रोल 

पम्प अटेंडेण्ट , आदि । 
मिट्टी के 

लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
किसी खुदाई मुनीम, एकाउंटेंट , कैशियर, 
कार्य में हेड क्लर्क ( मुख्य लिपिक ) 
नियोजन । स्टोर कीपर आदि । 

लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट , 
क्लर्क ( लिपिक ) आदि । 
कुशल जैसे मशीन से मिट्टी 5225.00 
खोदने वाले जैसे जेसीबी 
ऑपरेटर, डम्पर 
वाहन चालक ( भारी), कम्प्यूटर 
आपरेटर , सुपरवायजर , 
मैकेनिक, 

सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर , आर्ल्ड सिक्यूरिटी 
गार्ड आदि । 
अर्धकुशल, जैसे 

सहायक 5075.00 
कम्प्यूटर आपरेटर, असिस्टेंट 
सुपरवायजर , 

सहायक 
मैकेनिक , सहायक सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर , वाहन चालक 
( हल्का ) आद । 


201.00 


-तदैव 


195.00 


-तदैव 


201.00 


-तदैव 


ऑपरेटर, 


195.00 


-तदैव 


भाग 4 ( ग ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013 


223 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


190.00 


--तदैव 


अकुशल 

जैसे स्वीपर , 4945.00 
चौकीदार , भृत्य , अप्रशिक्षित 
माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी 
गार्ड, मजदूर, मिट्टी खोदने 
वाला, आदि । 


17 


55 


201.00 


-तदैव 


किसी सोने लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
और चांदी की मुनीम, एकाउंटेंट, कैशियर , 
वस्तुओं के 

हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक ), 
विनिर्माण में स्टोर कीपर आदि । 
नियोजन 


195.00 


-तदैव 


लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट , टाइपिस्ट , 
क्लर्क (लिपिक ) आदि । 


201.00 


-तदैव 


195.00 


--तदैव 


कुशल जैसे आभूषण कारीगर , 5225.00 
पॉलिश करने वाला , 
धातुगलाई - पीटना, 
तारखींचना, सेल्समेंन, आभूषण 
जड़ाई करने वाला, कम्प्यूटर 
आपरेटर, सुपरवायजर, 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्ड 
सिक्यूरिटी गार्ड आदि ! 
अर्धकुशल , जैसे सहायक 5075.00 
आभूषण कारीगर, सहायक 
पॉलिश करने वाला, वाहन 
चालक ( हल्का), असिस्टेंट 
सुपरवायजर, 

सहायक 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि । 
अकुशल जैसे स्वीपर, 4945.00 
चौकीदार, भृत्य , सुरक्षाकर्मी, 
सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर , 
कारीगर के सहायक , सफाई 

कामगार, माला गूंथना, आदि । 
किसी ऑटो लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
रिक्शा और मुनीम , एकाउंटेंट , कैशियर , 
टैक्सी चलाने हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक ), 
के कार्य में स्टोर कीपर आदि । 
नियोजन । 

लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट , टाइपिस्ट, 
क्लर्क (लिपिक ) आदि । 


190.00 


-तदैव 


18 


57 


201.00 


-तदैव 


195.00 


-तदैव 


224 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013 


[ भाग 4 ( ग ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


201.00 


-तदैव 


195.00 


-तदैव 


कुशल जैसे वाहन चालक 5225.00 
(भारी), ऑटो चालक , टैक्सी 
चालक , कम्प्यूटर आपरेटर, 
मैकेनिक , सुपरवायजर, 
वेल्डर , इलैक्ट्रीशियन, 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्ड 
सिक्यूरिटी गार्ड आदि । 
अर्धकुशल , जैसे सहायक 5075.00 
कम्प्यूटर आपरेटर, असिस्टेंट 
सुपरवायजर, सहायक वेल्डर, 
सहायक इलैक्ट्रीशियन , 
सहायक मैकेनिक , वाहन 
चालक ( हल्का), सहायक 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि । 
अकुशल 

जैसे स्वीपर , 4945.00 
चौकीदार, भृत्य , अप्रशिक्षित 
माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी 
गार्ड, मजदूर , ऑटो - टैक्सी 
अटेंडेण्ट , सफाई कामगार 


190.00 


-तदैव 


आदि । 


19 


58 


201.00 


-तदैव 


195.00 


--- तदैव 


201.00 


-तदैव 


किसी विपणन लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
सोसायटियों , मुनीम, एकाउंटेंट , कैशियर, 
उपभोक्ता हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक ), 
कोऑपरेटिव्ह स्टोर कीपर आदि । 
सोसायटी और लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
सहकारी बैंक 

कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट , 

क्लर्क (लिपिक ) आदि । 
(कोऑपरेटिव्ह कुशल जैसे सेल्समेंन , वाहन 5225.00 
बैंक ) में 

चालक ( भारी), कम्प्यूटर 
नियोजन आपरेटर , इलैक्ट्रीशियन, 

सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्ल्ड 
सिक्यूरिटी गार्ड आदि । 
अर्धकुशल, जैसे सहायक 5075.00 
सेल्समेंन, 

असिस्टेंट 
सुपरवायजर, वाहन चालक 
( हल्का), सहायक सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर आदि । 
अकुशल 

जैसे स्वीपर , 4945.00 
चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित 
माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी 
गार्ड, मजदूर, आदि । 


195.00 


-तदैव 


190.00 


--तदैव 


20 


59 


-तदैव 


किसी 
होजियरी में 
नियोजन 


लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 . 201.00 
मुनीम, एकाउंटेंट, कैशियर, 
हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक ), 
स्टोर कीपर आदि । 


भाग 4 ( ग ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013 


225 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


195.00 


-तदैव 


201.00 


--तदैव- 


लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट , 
क्लर्क ( लिपिक ) आदि । 
कुशल जैसे निटिंग मास्टर, 5225.00 
सिलाई, कटिंग , एम्ब्राईडरी 
करने वाला, वाहन चालक 
( भारी), कम्प्यूटर आपरेटर, 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्ड 
सिक्यूरिटी गार्ड आदि । 
अर्धकुशल, जैसे 

पैकर , 5075.00 
असिस्टेंट सुपरवायजर, वाहन 
चालक ( हल्का ), काज बटन 

सहायक सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर आदि । 
अकुशल जैसे प्रेस मेंन, 4945.00 

भृत्य , 
अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, 
सिक्यूरिटी गार्ड , 

मजदूर , 


195.00 


--तदैव 


वाला, 


190.00 


-तदैव 


स्वीपर, 


चौकीदार, 


आदि । 


21 


60 


किसी साबुन 


201.00 


-तदैव 


निर्माण 
(जिसमें 
डिटर्जेन्ट भी 
शामिल है ) में 
नियोजन 


लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
मुनीम, एकाउंटेंट , कैशियर, 
हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक ), 
स्टोर कीपर आदि । 


195.00 


--तदैव- 


201.00 


-तदैव 


लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, 
क्लर्क (लिपिक ) आदि । 
कुशल 

जैसे सोपमेंकर्स, 5225.00 
केमिस्ट, टेक्नीशियन, वाहन 
चालक ( भारी), कम्प्यूटर 
आपरेटर , सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर , आर्ड सिक्यूरिटी 
गार्ड आदि । 
अर्धकुशल , जैसे 
केमिस्ट , सहायक टेक्निशियन , 
सहायक 

असिस्टेंट 
सुपरवायजर , वाहन चालक 
( हल्का), सहायक सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर आदि । 
अकुशल जैसे स्वीपर, 4945.00 
चौकीदार , भृत्य, अप्रशिक्षित 
माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी 
गार्ड, मजदूर, आदि । 


सहायक 5075.00 


195.00 


-तदैव 


190.00 


-तदैव 


226 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013 


[ भाग 4 ( ग ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


22 


61 


201.00 


-तदैव 


195.00 


-तदैव 


201.00 


-तदैव 


195.00 


-तदैव 


ऑपरेटर, 


पैकर, 


190.00 


-तदैव 


किसी डेयरी लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
और दूध से 

मुनीम , एकाउंटेंट, कैशियर, 
उत्पादित हेड क्लर्क ( मुख्य लिपिक ), 
वस्तुओं में 

स्टोर कीपर आदि । 
नियोजन लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 

कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, 
क्लर्क (लिपिक ) आदि । 
कुशल जैसे प्लांट ऑपरेटर, 5225.00 
मशीन ऑपरेटर, बायलर 
अटेन्डेण्ट , 

चैकर, 

वाहन 
चालक ( भारी), कम्प्यूटर 
आपरेटर, लैब टैक्नीशियन , 
केमिस्ट , 

मैकेनिक , 
सुपरवायजर, सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर, आर्ड सिक्यूरिटी 
गार्ड आदि । 
अर्धकुशल , जैसे सहायक 5075.00 
प्लांट 

सहायक 
मशीन ऑपरेटर , 
असिस्टेंट सुपरवायजर , वाहन 
चालक ( हल्का), सहायक 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि । 
अकुशल 

जैसे स्वीपर, 4945.00 
चौकीदार , भृत्य, अप्रशिक्षित 
माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्युरिटी 

गार्ड, मजदूर , आदि । 
किसी लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
खिलौना मुनीम , एकाउंटेंट , कैशियर, 
निर्माण , हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक ), 
जिसमें कपड़े स्टोर कीपर आदि । 
से निर्मित लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
खिलौने भी कम्प्यूटर टाइपिस्ट , टाइपिस्ट , 
सम्मिलित हैं , क्लर्क (लिपिक ) आदि । 
में नियोजन 

कुशल जैसे टॉयमेंकर्स, वाहन 5225.00 
चालक ( भारी ), कम्प्यूटर 
आपरेटर, कटर , स्टीचर , 
कारीगर, सेल्समेंन, पेन्टर, 
सुपरवायजर, सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर, आर्ड सिक्यूरिटी 
गार्ड आदि । 
अर्धकुशल, जैसे पैकर, 5075.00 
सहायक 

पेन्टर , सहायक 
सेल्समेंन, 

सहायक 
सुपरवायजर , वाहन चालक 
( हल्का), सहायक सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर आदि । 


23 


62 


201.00 


-तदैव 


195.00 


-तदैव 


201.00 


-तदैव 


195.00 


-तदैव 


भाग 4 ( ग ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013 


227 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


190.00 


--- तदैव 


भृत्य , अप्रशिक्षित 


24 


63 


201.00 


-तदैव 


कार्य तथा 


195.00 


-तदैव 


201.00 


-तदैव 


195.00 


-तदैव 


190.00 


अकुशल 

जैसे स्वीपर, 4945.00 
चौकीदार, 
माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी 

गार्ड, मजदूर, आदि । 
किसी सुरक्षा 

लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 

मुनीम, एकाउंटेंट , कैशियर, 
डिटेक्टिव हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक ), 
सेवाओं में स्टोर कीपर आदि । 
नियोजन 

लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट , टाइपिस्ट, 
क्लर्क (लिपिक ) आदि । 
कुशल 

जैसे रिसेप्शनिस्ट , 5225.00 
डिटेक्टिव , बाउन्सर, वाहन 
चालक ( भारी ), कम्प्यूटर 
आपरेटर , सुपरवायजर, 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्ड 
सिक्यूरिटी गार्ड आदि । 
अर्धकुशल, जैसे असिस्टेंट 5075.00 
सुपरवायजर , सहायक 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, वाहन 
चालक ( हल्का) आदि । 
अकुशल 

जैसे 

स्वीपर, 4945.00 
चौकीदार , भृत्य , अप्रशिक्षित 
माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी 

गार्ड, मजदूर , आदि । 
किसी कूरियर लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
तथा 

मुनीम, एकाउंटेंट , कैशियर, 
गैरसरकारी हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक ), 
डाक सेवाओं 

स्टोर कीपर आदि । 
में नियोजन 

लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट , टाइपिस्ट, 
क्लर्क ( लिपिक ) आदि । 
कुशल जैसे रिसेप्शनिस्ट, 5225.00 
डाक बुकिंग करने वाला, डाक 
छंटाई करने वाला, वाहन 
चालक ( भारी), कम्प्यूटर 
आपरेटर , सुपरवायजर, 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्ड 
सिक्यूरिटी गार्ड आदि । 
अर्धकुशल , जैसे डाक वितरण, 5075.00 
वाहन चालक ( हल्का), 
असिस्टेंट 

सुपरवायजर, 
सहायक सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर आदि । 


-तदैव 


25 


64 


201.00 


-तदैव 


195.00 


-तदैव 


201.00 


-तदैव 


195.00 


-तदैव 


228 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013 


[ भाग 4 ( ग ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


190.00 


-तदैव 


26 


65 


201.00 


-तदैव 


195.00 


-तदैव 


201.00 


--- तदैव 


195.00 


-तदैव 


190.00 


--तदैव 


RAN 


अकुशल 

जैसे स्वीपर, 4945.00 
चौकीदार , भृत्य, अप्रशिक्षित 
माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी 

गार्ड, मजदूर , आदि । 
किसी डाटा 

लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 
प्रोसेसिंग कार्य मुनीम , एकाउंटेंट , कैशियर, 
में नियोजन । हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक ), 

स्टोर कीपर आदि । 
लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 
कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, 
क्लर्क (लिपिक ) आदि । 
कुशल 

जैसे रिसेप्शनिस्ट , 5225.00 
डाटा एनलाईजर, डाटा एंट्री 
ऑपरेटर, वाहन चालक 
(भारी), कम्प्यूटर आपरेटर , 
सुपरवायजर , सिक्यूरिटी 
सुपरवाइजर , आम्र्ड सिक्यूरिटी 
गार्ड आदि । 
अर्धकुशल , जैसे असिस्टेंट 5075.00 
सुपरवायजर, 

सहायक 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, वाहन 
चालक ( हल्का ) आदि । 
अकुशल जैसे स्वीपर , 4945.00 
चौकीदार , भृत्य, अप्रशिक्षित 
माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी 

गार्ड, मजदूर , आदि । 
किसी अचार, 

लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे 5225.00 

मुनीम, एकाउंटेंट , कैशियर, 
तथा ऐसे ही हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक ), 
खाद्य पदार्थ 

स्टोर कीपर आदि । 
प्रसंस्करण 
में नियोजन । लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे 5075.00 

कम्प्यूटर टाइपिस्ट , टाइपिस्ट , 
क्लर्क ( लिपिक ) आदि । 
कुशल जैसे मशीन ऑपरेटर, 5225.00 
मसाला मिश्रण करने वाला , 
आटा गूंथने वाला, चैकर, 
वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर 
आपरेटर , 

सुपरवायजर , 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्ड 
सिक्यूरिटी गार्ड आदि । 
अर्धकुशल, जैसे 
मशीन ऑपरेटर , पैकर , 
असिस्टेंट सुपरवायजर, वाहन 
चालक ( हल्का ), सहायक 
सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि । 


27 


66 


201.00 


-तदैव 


बड़ी, पापड़ 


195.00 


-तदैव 


201.00 


-तदैव 


सहायक 5075.00 


195.00 


-तदैव 


भाग 4 ( ग ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2013 


229 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


190.00 


-तदैव 


-unia 


अकुशल 

जैसे स्वीपर, 4945.00 
चौकीदार, भृत्य , पापड बेलने 
का कार्य, अप्रशिक्षित माली, 
बाटल एवं डिब्बे की सफाई 
धुलाई वाला, सुरक्षाकर्मी, 
सिक्यूरिटी 

मजदूर , 
सफाई कामगार आदि । 


गार्ड , 


1 . 


-- 


स्पष्टीकरण 
परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता : उपरोक्त अनुसूची के कॉलम ( 5) में दर्शाई गई वेतन दरें अखिल 
भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 203 (2001 = 100 ) जनवरी 2012 से जून 2012 के आंकड़ों के औसत पर 
आधारित है । 203 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में अनुसूची के 
कॉलम 5 में दर्शाई गई वेतन दरों में वृद्धि यथास्थिति दिनांक 1 अप्रेल अथवा 1 अक्टूबर प्रतिबिंदु प्रतिमाह 
रूपये 25 के हिसाब से की जावेगी और कॉलम ( 5) में दी गई दरों में हुई यह वृद्धि कॉलम (6) के लिए 
परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी । एक अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता वृद्धि की गणना 
गत जुलाई दिसंबर तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी । इसी प्रकार एक अक्टूबर 
से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्तें में वृद्धि की गणना गत जनवरी से जून तक के 6 माह के औसत 
सूचकांक के आधार पर की जावेगी जिसकी घोषणा अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में 
समय - समय पर की जावेगी । 


2 . 


इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया 
है, वह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर देय होगा । यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम या नियम के अधीन 
कैलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सन्दर्भ में एक दिन का 
वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानसुार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया 
जाएगा । 


3 , 


कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं , वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत 
तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं , के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही 
होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है । 


4. कुशल , अर्धकुशल तथा अकुशल कर्मचारी की परिभाषा इस प्रकार है 
( क ) " कुशल कर्मचारी वह है जो दक्षतापूर्वक कार्य करने में समर्थ हो स्वतंत्रता से विचार कर निर्णय 
ले सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके. उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का 
जिसमें वह नियोजित हैं , पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिये । 
( ख ) " अर्धकुशल कर्मचारी " वह है जो सामान्यतः परिभाषित नियमित स्वरूप का कार्य करता है जिसमें 
कि स्वतंत्र निर्णय कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किंतु उससे सापेक्षित रूप में ऐसे छोटे 
कार्य, जो उसे सौंपे जायें , उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती है और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय अन्य 
व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों , इस प्रकार उसका कार्य सीमित नियमित प्रवृत्ति के कार्य करने तक ही 
सीमित है । 


( ग ) " अंकुशल कर्मचारी वह है, जो ऐसे सरल कार्य करता है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की 
बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती । यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक 
होता है । इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल व सेवाओं से परिचित होना 


चाहिये । 


230 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2013 


[ भाग 4 ( ग ) 


5 . 


6 . 


इस प्रकार अधिसूचित न्यनूतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं डालेगा, यदि प्रचलित वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं , तो वह किसी भी 
दशा में कम नहीं की जाएगी जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नही हो जाती है । 

किसी भी स्थापना या उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय 
परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा 
अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है । 
यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित 
न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र 
होंगे । 


7 . 


न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ( कमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की 
उपधारा (1) के खण्ड ( ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक 
सम्मिलित है । 


8 . 


जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो और इस अधिसूचना में उसके लिये खण्डदर इस प्रकार 
निर्मित की जावे, जो आठ घंटे दैनिक व छह दिन कार्य करते है, एवं एक दिन सवैतनिक अवकाश सहित 
पर समय - समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो । 

मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 20.6.06 में हुई चर्चा में सर्व सम्मति 
से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउन्ड अप करके ही दैनिक 
एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की गई है । वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ 9-7 / 2006 / नियम / चार 
दिनांक 20 सितम्बर 2006 के अनुसार पचास पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हे अगले उच्चतर 
रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और पचास पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा । 


9 . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एस . एस. कुमरे , उपसचिव . 


भोपाल , दिनांक 20 जून 2013 


क्र . एफ 4( सी ) 1-2013 - ए- सोलह. - न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 ( 1948 का 11 ) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में , उक्त अधिनियम के नियोजन की अनुसूची 
के भाग -1 को संशोधित करने के अपने आशय की सूचना देती है. 

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, इस सूचना के मध्यप्रदेश 
राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया 
जाएगा. 

संशोधन का प्रारूप 
उक्त अधिनियम में , अनुसूची में , भाग -1 में , अनुक्रमांक ( 

( 69 ) के पश्चात् , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित 
प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् 


70 . 


71 . 


किसी सफाई कार्य में नियोजन . 
किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन . 
किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में निजोजन . 


72. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एस. एस. कुमरे , उपसचिव. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013. 


, 


